SHO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 652 राँची, शुक्रवार , 


9 अगस्त , 2019 (ई ० ) 


वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 
30 जुलाई , 2019 


-- 


संख्या-6/ वन्यप्राणी-75/ 2018-2886 / व ० प ० , सरायकेला- खरसांवा जिला में अवस्थित मौजा 
पाटा थाना चांडिल थाना सं . 256, मौजा शहरबेड़ा थाना चांडिल थाना सं . 267, मौजा कान्दरबेड़ा थाना 
चांडिल थाना सं. 327 एवं मौजा चिलगु थाना चांडिल थाना सं. 265 के अंकितप्लॉटों में अवस्थित 
कुल -813.84 हे ०, सुरक्षित वनभूमि तत्कालीन बिहार सरकार , वन विभाग की अधिसूचना संख्या एस . 
ओ. 1221 दिनांक 17 जुलाई 1976 द्वारा वन्यप्राणी ( सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के 
अंतर्गत दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के रुप में अधिसूचित है । 
2 . उक्त अधिसूचना में वर्णित मौजा पाटा थाना- चाण्डिल -256 अधिसूचित प्लॉट संख्या 1175 ( P), 
रकबा 0.2870 हे ०, प्लाट संख्या 1147(P) रकबा 0.1370 हे ०, कुल रकबा 0.424 हे ०, मौजा शहरबेड़ा, 
थाना चाण्डिल 267 , प्लॉट संख्या-2(P ) रकबा 0.185 हे ०, प्लॉट संख्या 3(P ) रकबा-0.770 हे ०, प्लॉट 
संख्या 229 (P ) रकबा 0.404 हे ०, प्लॉट संख्या 228(p) रकबा 0.251 हे ०, कुल रकबा 1.610 हे ०, 
मौजा कान्दरबेड़ा प्लॉट संख्या 208 (P ) कुल रकबा 0.354 हे ०, एवं मौजा चिलगु प्लॉट संख्या 154(P) 
कुल रकबा 1.729 हे०, अर्थात कुल 4.117 हे ०, रकबा का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग-33 में सड़क 
यातायात हेतु वन ( संरक्षण) अधिनियम , 1980 लागू होने के पूर्व से ही किया जा रहा है तथा उक्त 
4.117 हे ० वनभूमि NH-33 के RoW में पड़ती है । 


2 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 अगस्त , 2019 
उक्त स्थिति में झारखण्ड राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि उपर्युक्त कंडिका -2 में अंकित 
सुरक्षित वनभूमि को अब आश्रयणी भूमि के रूप में कायम रखने का कोई औचित्य नहीं है एवं इसको 
दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी से सम्बन्धित उक्त अधिसूचना से de-notify करने की आवश्यकता है । 
4 . उक्त भूमि को De- notify करने पर National Board for Wild Life की Standing Committee की 
सहमति प्राप्त है । 

अतः वन्यप्राणी ( सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 26A(3) के तहत् प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल , उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी की 
4.117 हे. वनभूमि को बिहार सरकार, वन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- एस ० ओ० 1221 
दिनांक 17.07.1976 से de - notify करते हैं । 

अनुसूची 
क्र ० सं ० | मौजा का नाम 

थाना एवं 

वन भूमि की प्लॉट संख्या 
थाना सं ० वैधानिक 

( हे . में ) 
स्थिति 


रकवा 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


पाटा 


चांडिल 256 


सुरक्षित वन 


1175 ( P ) 


0.2870 


1147( P ) 


0.1370 


2 . 


शहरबेड़ा 


चांडिल 267 


सुरक्षित वन 


2 ( P ) 


0.185 


3( P ) 


0.770 


229 ( P ) 


0.404 


228 ( P ) 


0.251 


3 . 


कान्दरबेड़ा 


चांडिल 327 


सुरक्षित वन 


208( P ) 


0.3540 


4 . 


चिलगु 


चांडिल 265 


सुरक्षित वन 


154( P ) 


1.7290 


4.117 


कुल 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


देव कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 652 -- 100 


